सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 आषाढ़ 1944 ( श 0 ) 
( सं ० पटना 443 ) पटना , मंगलवार , 5 जुलाई 2022 

निर्वाचन विभाग 


निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


अधिसूचना 
5 जुलाई 2022 


सं ० बी 1 - 3-45 / 2022-85 – राष्ट्रपतीय निर्वाचन , 2022 के अवसर पर मतगणना के स्थल , दिन और समय से संबंधित भारत 
निर्वाचन आयोग , नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या - 479 / 16 / 2022 दिनांक 05.07.2022 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पुनः ( हिन्दी 
एवं अंग्रेजी में ) प्रकाशित की जाती है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मिथिलेश कुमार साहु , 
संयुक्त सचिव - सह 

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 5 जुलाई 2022 

भारत निर्वाचन आयोग 


अधिसूचना 

निर्वाचन सदन , अशोक रोड , नई दिल्ली 110001 , दिनांक 5 जुलाई 2022 / आषाढ़ 14 , 1944 ( शक ) 

सं ० 479 / 16 / 2022- राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम , 1974 के नियम 27 के अनुपालन में , भारत निर्वाचन आयोग 
एतद्द्वारा 21 जुलाई , 2022 ( गुरूवार ) को पूर्वाहन 11.00 बजे का समय , राष्ट्रपतीय निर्वाचन , 2022 की मतगणना के लिए रिटर्निंग अधिकारी 
के कार्यालय कमरा नं . 63 , प्रथम तल , संसद भवन , नई दिल्ली में नियत करता है । 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


आदेश से , 
सुमन कुमार दास , 
सचिव । 


NOTIFICATION 

Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi - 110001 , Dated 5th July 2022 / Ashadha 14 , 1944 ( Saka ) 

No. 479 / 16 / 2022- In pursuance of Rule 27 of the Presidential and Vice - Presidential 
Elections Rules , 1974 , the Election Commission of India hereby appoints the 21st July , 2022 
( Thursday ) as the day on which , and 11:00 A.M. of that day as the time at which , the 
counting of votes , for the Presidential Election , 2022 , shall take place at the office of the 
Returning Officer at Room No. 63 , First Floor , Parliament House , New Delhi . 


By Order , 
SUMAN KUMAR DAS , 
SECRETARY . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित 

बिहार गजट ( असाधारण ) 443-571 + 50 - डी ० टी ० पी ० । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


